निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 माघ 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 11 फरवरी 2015 


( सं० पटना 282 ) 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 

- - - - - - - - 

अधिसूचनाएं 

14 अक्तूबर 2014 
सं0 V / ई1 - 103 / 2014 - 4439 — श्री सरोज कुमार, प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , यूनाईटेड स्प्रीट लि0 , 
हाथीदह , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं0 V / ई1 - 103 / 2014 - 4440 – श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, अधीक्षक उत्पाद , औरंगाबाद को अगले आदेश 
तक अधीक्षक उत्पाद , यूनाईटेड स्प्रीट लि0 , हाथीदह , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

उक्त स्थानांतरण श्रीमती सिन्हा के अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है । अतः श्रीमती सिन्हा को 
स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नही होगा । 

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । अधिसूचना निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर प्रभार ग्रहण कर 
प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 282 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


